रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/97 


REGD . NO . D. L.-33004/97 


का 


" . 


.. " 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


. 


Mar 


EXTRAORDINARY 
भाग 1] -~- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3. - Sub- section (iii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


037 


_ 103) 98 


सं0 12 ] 
No . 12 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 15 , 1998 / पौष 25, 1919 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 15 , 1998 / PAUSA 25 , 1919 


- 


- - 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 13 जनवरी , 1998 


आ . अ . 17 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, निर्वाचन आयोग एतदद्वारा यह निदेश देता है कि , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीयनिर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति 
से सम्बन्धित तारीख 22 जुलाई , 1994 की इसकी अधिसूचना सं. 434/ अं. व नि . द्वीपसमूह /94 से संलग्न सारणी में अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात्, “ सहायक 
आयुक्त और उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, दक्षिण अंडमान प्रविष्टि जोड़ी जाएगी । 

[ सं. 434 / अंडमान व निकोबार द्वीप समूह/98 ] 

आदेश से , 


बाबू राम, सचिव 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th January , 1998 
O .N . 17 (E ). In exercise of the power conferred by Sub -section (1) of Section 22 of the Representation of the People 
Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby directs that entry " Assistant Commissioner and Sub - Divisional 
Magistrate , South Andaman " shall be added after the last entry in Table appended to its notification No. 434 /ANI/ 94 , dated 
22nd July , 1994 pertaining to the appointinent of Assistant Returning Officers in Andaman and Nicobar Islands Parliamentary 
Constituency . 

[ No. 434/ ANI/ 98 ] 

____ By Order , 

BABU RAM, Secy. 
122 GI/98 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 - 1998 


